निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 31 पटना. बुधवाद 193crook 


17 आषाढ 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार 8 जुलाई 2009 


( संo पटना 314 ) 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( पशुपालन ) 


- 


- - 


- - - 


- 


अधिसूचना 

26 मार्च 2009 
सं0 1स्था(7)11/ 2008 – प0पा0 - 808 — डा0 प्रबोध कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को 
अगले आदेश तक के लिए अपने पदेन कार्यों के अतिरिक्त परियोजना पदाधिकारी, पशु विकास फ्रोजेन सीमेन बैंक, 
मुजफ्फरपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार इस पद के लिए अनुमान्य वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के साथ सौंपा 
जाता है । 

2. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी होगी तथा परियोजना पदाधिकारी, पशु विकास फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर के 
पद पर नियमित पदस्थापन होने अथवा कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश कुमार तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 314 -571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


